निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 माघ 1935 ( श ) 
पटना , बुधवार , 12 फरवरी 2014 


( सं० पटना 148 ) 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निशेध विभाग 

उत्पाद एवं मद्य निषेध 


निविदा सूचना 

( शुद्धि पत्र) 

12 फरवरी 2014 
1ली अप्रील, 2014 से 31 मार्च, 2019 तक पेट (PET) बोतल में देशी शराब का निर्माण कर 
बी0एस0बी0सी0एल0 (BSBCL) को थोक आपूर्ति करने हेतु दो लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निविदा । 

सं0 11 / उ०नी0 (नि0 बोतलबंदी)- 01 - 12 / 2013- 391 — (1) बिहार गजट के असाधारण अंक में दिनांक 03 
फरवरी, 2014 को प्रकाशित गजट संख्या - 124 (विभागीय सं0 11 / उ0नि0 ( बोतलबंदी) -01 - 12 / 2013 - 288 दिनाक 31. 
01. 2014 } द्वारा 1ली अप्रील, 2014 से 31 मार्च, 2019 तक पेट (PET) बोतल में देशी शराब का निर्माण कर 
बी0एस0बी0सी0एल0 को थोक आपूर्ति करने हेतु दो लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निर्गत निविदा सूचना के साथ संलग्न 
अनुसूची - 2 प्रपत्र -( क) आवेदन का प्रपत्र के कंडिका - 2 में " जमानत के रूप में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए 


रूपये जमा करने के प्रमाण स्वरूप कोषागार चालान की मूल प्रति / Bank Draft / N. S . C / Bank Guarantee निविदा 


के साथ संलग्न है " के स्थान पर कंडिका - 2 को निम्नवत संशोधित कर अंकित किया जाता है । 

" जमानत के रूप में प्रत्येक निविदादाता को .................... रूपये जमा करने के प्रमाण स्वरूप कोषागार 


चालान के मूल प्रति / Bank Draft / N. S. C / Bank Guarantee निविदा के साथ संलग्न है । " 


बिहार गजट ( असाधारण), 12 फरवरी 2014 
( 2) संदर्भित निविदा सूचना में जिन जिन स्थानों पर " देशी शराब " शब्द का अंकन है उसे " देशी शराब शक्ति 
60.0 यू0पी0 पढ़ा जाय । 

( 3) पूर्वनिर्गत निविदा सूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है । 
अन्य शर्ते एवं बंधेज पूर्ववत लागू रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संदीप पौण्डरीक, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 148-571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


